रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004/ 99 


REGD. NO . D . L.-33004/ 99 


सत्यमेव जयते 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 

भाग - खण्ड 1 
PART IL - Section 1 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


- 


सं . 52]] 
No . 52] 


नई दिल्ली , मंगलवार , मार्च 1 , 2011 / फाल्गुन 10 , 1932 
NEW DELHI, TUESDAY , MARCH 1, 2011 /PHALGUNA 10 , 1932 


वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय 

( पाणिज्य विभाग ) 
( विदेश व्यापार महानिदेशालय ) 

सार्वजनिक सूचना 

नई दिल्ली, 1 मार्च, 2011 

सं. 35 ( आर ई - 2010 )/ 2009 - 2014 
विषय : प्रक्रिया पुस्तक , खण्ड 1 के पैरा 8.3.1 और परिशिष्ट 

आयात -निर्यात प्रपत्र 8 में संशोधन । 

फा. सं. 01/ 92 /180/ 74/ एएम 11/ पीसी -6, - विदेश 
व्यापार नीति , 2009 -2014 के पैरा 2. 4 के तहत प्रदत्त शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए प्रक्रिया पुस्तक , खण्ड - 1, 2009 - 2014 
( आर ई-2010) में निम्नलिखित संशाधिन किये जा रहे हैं : 

2. प्रक्रिया पुस्तक , खण्ड 1 के पैरा 8.3.1 में संशोधन : 
मौजूदा पैराग्राफ 
___ "निर्धारित दस्तावेजों के साथ आयात -निर्यात प्रपत्र 8 में आवेदन , 
संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारी को पंजीकृत कार्यालय या मुख्य कार्यालय 
या शाखा कार्यालय या आपूर्तिकर्ता की विनिर्माण इकाई द्वारा किया 
जाएगा । जहाँ आवेदक आपूर्तिकर्ता शाखा कार्यालय या विनिर्माण 
इकाई है, वह वैध आर सी एम सी की स्व - सत्यापित प्रति प्रस्तुत 
करेगा। प्राप्तकर्ता,निर्धारित दस्तावेजों के अलावा सेनवैट क्रेडिट का 
लाभ न उठाने के संबंध में आयात-निर्यात प्रपत्र 8 के अनुलग्नक II में 
दिए प्रपत्र में एक स्व - घोषणा सहित आयात -निर्यात प्रपत्र 8 के 
अनुलग्नक III में दिए प्रपत्र के आपूर्तिकर्ता से उपयुक्त गैर - दावा 
प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर लाभों का दावा कर सकता है। " 
संशोधित पैराग्राफ ( परिवर्तनों को मोटे अक्षरों में दर्शाया गया है ) 

"निर्धारित दस्तावेजों के साथ आयात -निर्यात प्रपत्र 8 में आवेदन , 
संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारी को पंजीकृत कार्यालय या मुख्य 


कार्यालय या शाखा कार्यालय या आपूर्तिकर्ता की विनिर्माण 
इकाई द्वारा किया जाएगा । जहाँ आवेदक आपूर्तिकर्ता शाखा 
कार्यालय या विनिर्माण इकाई है, वह वैध आर सी एम सी की 
स्व - सत्यापित प्रति प्रस्तुत करेगा । प्राप्तकर्ता, आयात -निर्यात 
प्रपत्र 8 के अनुलग्नक III में आपूर्तिकर्ता से उपयुक्त 
घोषणा प्रस्तुत करने पर ड्रॉबैक लाभ का भी दावा कर 
सकता है । टीईडी वापसी के मामले में , वस्तुओं के 
प्राप्तकर्ता द्वारा उच्च निर्धारित दस्तावेजों के अलावा 
सेनवैट क्रेडिट का लाभ न उठाने के संबंध में आयात 
निर्यात प्रपत्र 8 के अनुलग्नक II में दिए गए प्रपत्र में एक 

घोषणा - पत्र प्रस्तुत किया जाएगा । " 
इस संशोधन का प्रभाव 

ये संशोधन टीईडी और मान्य निर्यात ड्रॉबैक वापसी का दावा 
करने हेतु दी जाने वाली घोषणाओं को स्पष्ट करेंगे । प्रथम दो वाक्यों 
के मौजूदा पैराग्राफों को परिवर्तित नहीं किया गया है। मौजूदा पैरा के 
तीसरे वाक्य को अब दो अलग - अलग वाक्यों ( एक ड्रॉबैक वापसी 
और दूसरा टीईडी वापसी से संबंधित ) में विभाजित किया गया है । 

3. आयात-निर्यात प्रपत्र 8 के अनुलग्नक II के प्रपत्र में 
संशोधन : 

[ निम्नलिखित को छोड़कर प्रपत्र अनिवार्यतः समान है । 
(i) शीर्षक को " सेनवैट क्रेडिट का लाभ न उठाने के संबंध 

में स्व - घोषणा का प्रपत्र " से परिवर्तित कर " अंतिम 
उत्पाद शुल्क ( टीईडी ) का लाभ का दावा करने के 

लिए घोषणा " किया जाता है । 
( ii) कुछ अतिरिक्त ब्यौरे जैसे दूरभाष , ई- मेल, फैक्स नं., 

समाविष्ट किए जा रहे हैं । 
(iii ) यह घोषणा वस्तुओं के प्राप्तकर्ता के पत्र शीर्ष पर दी 

जानी है ।] 


803 GI/2011 


( 1 ) 


THE. GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PARTI - SEC . 1] 


... "( प्रापक 


संशोधित पनपत्र 

प्रमाणित करता हूँ कि हमने मैसर्स 
अंतिम उत्पाद शुल्क ( टीईडी ) से लाभ का दावा करने के का नाम एवं पता ) को निम्नलिखित माल की अपूर्ति कर दी है : 
लिए घोषणा 

क्र . बीजक सं . माल का इकाई मात्रा मूल्य 
यह प्रमाणित किया जाता है कि केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियमों सं. एवं तिथि ब्यौरा 
के तहत इन मदों की आपूर्ति पर हमारे द्वारा कोई सेनवैट क्रेडिट छूट 
का लाभ नहीं लिया गया है , नहीं भविष्य में लाभ लिया जाएगा । 
हस्ताक्षर ( प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता) : 

1. हम विनिर्माता निर्यातक / आपूर्तिकर्ता हैं और केन्द्रीय उत्पाद 
पूरा नाम : 

शुल्क से पंजीकृत हैं /पंजीकृत नहीं हैं तथा हमने पूर्वोक्त आपूर्तियों में 
पदनाम : 

प्रयुक्त निविष्टि/ संघटकों के संबंध में सेनवैट सुविधा का लाभ नहीं 
कम्पनी का नाम : 

लिया है और नहीं लेंगे। हमने पूर्वोक्त आपूर्तियों में प्रयुक्त 
दूरभाष संख्या : 

निविष्टियों/ संघटकों पर छूट भी प्राप्त नहीं की है और न ही प्राप्त 
ई - मेल पताः 

करेंगे । 
फैक्स सं.: 

अथवा 
टिप्पणी : माल के प्राप्तकर्ता के पत्र शीर्ष पर दिया जाए । 

हम आपूर्तिकर्ता हैं और हमारे सहायक विनिर्माता केन्द्रीय 
इस संशोधन के प्रभाव 

उत्पाद शुल्क से पंजीकृत हैं /पंजीकृत नहीं हैं तथा हमने पूर्वोक्त 
इस संशोधन से स्पष्ट होता है कि अनुलग्नक II घोषणा टीईडी 

आपूर्तियों में प्रयुक्त निविष्टि/ संघटकों के संबंध में सेनवैट सुविधा का 
के लाभ से संबंधित है और माल के प्राप्तकर्ता द्वारा दी जानी अपेक्षित 

लाभ नहीं लिया है और नहीं लेंगे । 

2. हम यह भी प्रमाणित करते हैं कि पूर्वोक्त आपूर्तित वस्तुओं 
4. ए. एन एफ 8 के अनुलग्नक III के प्रपत्र में संशोधन 

के संबंध में हमें कोई अग्रिम प्राधिकार पत्र/ शुल्क मुक्त आयात 
( संशोधित प्रपत्र में , निम्नलिखित परिवर्तन किए गए हैं ) : 

प्राधिकार पत्र जारी नहीं किया गया है और हमने उस पर कोई लाभ 
(i) “ मान्य निर्यात लाभों के लिए डिस्क्लेमर प्रमाण पत्र " 

प्राप्त नहीं किया है । 
शीर्षक को " मान्य निर्यात वापसी का दावा करने के लिए 
घोषणा- पत्र " में बदल किया गया है। 

3. आगे हमारा कथन है कि मान्य निर्यात के लिए हमने कोई 

लाभ नहीं लिया है और न ही लेंगे और हमें कोई आपत्ति नहीं होगी 
( i ) अनुलग्नक II! के पैरा 1 में " कि आपूर्तित माल के लिए 

यदि मैसर्स ............. ............. " ( प्रापक का नाम एवं पता ) 
सेनवैट क्रेडिट का लाभ नहीं उठाया गया है " के स्थान 

उपरोलिखित आपूर्तियों पर मान्य निर्यात लाभ लेते हैं । ( माल के 
पर वाक्यांश " कि उपर्युक्त आपूर्तियों में प्रयुक्त 
निविष्टि / संघटकों के लिए सेनवैट सुविधा का लाभ नहीं 

प्रापक द्वारा लाभ का दावा किए जाने के मामले में दिया जाना 

अपेक्षित है । ) 
उठाया गया है " जोड़ा जाता है । 

अथवा 
(iii ) पैरा 3 में , वाक्यांश " माल के प्राप्तकर्ता द्वारा लाभों का 

दावा किए जाने के मामले में दिया जाना अपेक्षित " जोड़ा हमने मैसर्स ...... ....................( प्रापक का नाम एवं 
गया है । 

पता) को गैर - दावा प्रमाण पत्र नहीं दिया है और मान्य निर्यात लाभों 
( iv) पैरा 3 में वैकल्पिक घोषणा- पत्र जोड़ा गया है जोकि का दावा करने के लिए इन आपूर्तियों के संबंध में भविष्य में गैर -दावा 
डीटीए आपूर्तिकर्ताओं द्वारा लाभों का दावा किए जाने के 

प्रमाण पत्र नहीं देंगे ( डी टी ए आपूर्तिकर्ताओं द्वारा लाभ का दावा 
मामले में दिया जाना अपेक्षित है । 

किए जाने के मामले में दिया जाना अपेक्षित है । ) 
पैरा 4 जोड़ा गया है जिसमें आपूर्तिकर्ता को क्षेत्राधिकार 4. केन्द्रीय उत्पाद शुल्क प्रभाग के क्षेत्राधिकारी सहायक /उपायुक्त 
सहायक / केन्द्रीय उत्पाद प्रभाग के उपायुक्त को पूरा पता___ का पूरा पता निम्नानुसार दिया गया है : 
देना होगा । 

भवदीय , 
( vi ) कुछ और विवरण जैसे , दूरभाष , फैक्स और ई-मेल जोड़े 

हस्ताक्षर ( प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता ) 
जा रहे हैं । 

पूरा नाम 
( vii ) एक टिप्पणी जोड़ी गई है कि यह डिस्क्लेमर प्रमाणपत्र 
फर्म के पत्र शीर्ष पर दिया जाए और घोषणा -पत्र अनुलिपि 

पदनाम 
में दिया जाना आवश्यक है । 

कंपनी का नाम 
संशोधित प्रपत्र 

दूरभाष संख्या 
मान्य निर्यात वापसी का दावा करने के लिए घोषणा 

. ई- मेल 
मैं , ( नाम व पदनाम ). . . " मैसर्स ...." 

पता 
. ( आपूर्तिकर्ता का नाम एवं पता ) की ओर से एतद्द्वारा 

फैक्स सं. 


UN 


[ 977 1 - que 1 ] 

भारत का राजपत्र : असाधारण 
टिप्पणी :-घोषणा आपूर्तिकर्ता के पत्र - शीर्ष पर दी जानी है। आपूर्तिकर्ता RCMC . Recipient may also claim drawback 

द्वारा विकास आयुक्त के कार्यालय/ संयुक्त महानिदेशक , benefits on production of a suitable declaration 
विदेश व्यापार के कार्यालय की प्रस्तुत की गई सूचना 

from supplier, in the format given in Annexure IJI 
क्षेत्राधिकारी सहायक / केन्द्रीय उत्पाद - शुल्क प्रभाग के 

of ANF 8 . In case of TED refund , a declaration , in 

the format given in Annexure II of ANF 8 , 
उपायुक्त के पूरे पते के साथ दो प्रतियों में होनी चाहिए । 

regarding non -availment of CENVAT credit, shall 
विकास आयुक्त /संयुक्त महानिदेशक, विदेश व्यापार , केन्द्रीय 

be given , by the recipient of goods, in addition to 
उतपाद - शुल्क प्रभाग के उपायुक्त/ सहायक को मोहर युक्त , 

other prescribed documents." 
घोषणा की दूसरी प्रति अग्रेषित करेगा । 

Effect of this amendment . 
इस संशोधन का प्रभाव : 

These amendments clarify on the declarations 
यह संशोधन इसे स्पष्ट करेंगे कि अनुलग्नक III शुल्क वापसी 

required to be given for claiming TED and deemed export 

drawback refund . The first two sentences of the existing 
लाभों का दावा करने के लिए दिया जाना अपेक्षित है । 

paragraph have not been changed . The third sentence 
34914 ERT , Helfach ( forcat 2197 ) of the existing para has now been broken into two 
MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY separate sentences (one dealing with drawback benefit 

and the other dealing with TED refund ). 
(Department of Commerce) 

3. Amendment to the format of Annexure II to 
(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE ) 

ANF 8 ; 
PUBLIC NOTICE 

[Format remains essentially the same except : 
New Delhi, the 1st March , 2011 

(1) Heading is changed from " format of Self 
No. 35 (RE - 2010 )/2009 - 2014 

Declaration regarding non availment of 
Subject : Amendments in Para 8.3.1 ofHBP, Vol. 1 and 

CENVAT Credit" to "Declaration for claiming 
in Appendix ANF 8 

benefit of Terminal Excise Duty ( TED ) " . 
F. No. 01/ 92 /180/74/AM 11//PC - VI.- In exercise 

(i ) Some more details like telephone , e -mail, Fax 
of powers conferred under Paragraph 2 .4 of the Foreign 

no , are being inserted . 
Trade Policy , 2009- 2014 , the following amendments are 

(ii) This declaration is to be given on the letter 
being made in the Handbook of Proceedures, Vol. 1, 2009 

head of the recipient of goods.] . 
2014 (RE 2010 ) ; 

Amended format 
2 . Amendment in paragraph 8.3 .1 (i) of HBP, Vol. 1 : 

Declaration for claiming benefit of 
Existing Paragraph 

Terminal Excise Duty ( TED ) 
“ An application in ANF 8 along with prescribed 

It is certified that no CENVAT credit/ rebate under 
documents , shall be made by Registered office or the Central Excise Rules has been availed by us, nor will 
Head office or a branch office or manufacturing be availed in future , on supply of these items. 
unit of supplier to RA concerned , Where applicant 

Signature ( authorized Signatory ) : 
is branch office or manufacturiung unit of a 
supplier, it shall furnish self certified copy of valid 

Full Name : 
RCMC, Recipient may also claim benefits on 

Designation : 
production of a suitable disclaimer from supplier Name of the company : 
in the format given in Annexure III ofANF 8 along 

Number : 
with a self declaration in the format given in 
Annexure II ofANF 8 regarding non -availment of 

E -mail Address : 
CENVAT cridit in addition to prescribed 

Fax No. : 
documents ." 

Note : -- To be given on the letterhead of the recipient of 
Amended paragraph (change are indicated in 

goods . 
bold letters ) 

Effect of this amendment 
" An application in ANF 8 , along with prescribed 

This amendment makes it clear that Annexure II 
documents , shall be made by Registered office or 

declaration is regarding availmentof TED and is required 
Head office or a branch office or a manufacturing 
unit of supplier to RA concerned. Where applicant 

to be given by recipient of goods. 
is branch office or manufacturing unit of a 

4 . Amendment to the format of Annexure III to 
supplier , it shall furnish self certified copy of valid ANF 8 . 


THE GAZETFE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART . Sec . 1 ] 


[ In the amended format, following changes have 
been carried out : 

(1) Heading has been changed from " Disclaimer 

Certificate for Deemed Export Benefits " to 
" Declaration for claiming Deemed Export 

Drawback " . 
(i ) The phrase " that CENVAT facility has not 

been availed in respect of input/components 
used in aforesaid supplies " is inserted in 
place of what CENVAT credit has not been 
availed in respect of suppied goods ” in 

para 1 of Annexure III . 
( ii ) In Paragraph 3 , the phrase " Required to be 

given in case benefits are claimed by 

recipient of goods” is being inserted . 
( iv ) In Paragraph 3 , alternative declaration has 

been inserted which is required to be given 
in case benefits are claimed by DTA 

suppliers . 
(v) Paragraph 4 has been inserted which requires 

supplier to give the complete address of the 
Jurisdictional Assist/Deputy Commissioner of 

the Central Excise Division . 
( vi ) Some more details like telephone , fax and 

e -mail are being inserted . 
(vii) A note that this disclaimer certificate is to be 

given on the letterhead of the firm and that 
declaration is required to be given in 

duplicate has been inserted . 
• Amended format 

Declaration for claiming Deemed export Drawback 
1,(Name and Designation ........ On behalf of M /s.. 
( Name and address of the supplier) hereby certify that 
we have supplied the following goods to M /s.......... 
(Name and address of the recipient) : 
Sl. No . | Inv. No. Description Unit Qty . Value 

& date of goods 


We are the suppliers and our supporting 
manufacturer (s ) is /are registered /not registered with 
Central Excise and have not availed and will not avail 
CENVAT facility in respect of the inputs /components 
used in aforesaid supplies . 

2. We also certify that we have not been issued 
any Advance Authorization /Duty Free Import 
Authorization in respect of the aforesaid supplied goods 
and have not availed any benefit thereon . 

3. We further state that we have not drawn nor 
will draw any benefit for deemed export and we have no 
objection if M /s..... .........(Name and address of the 
recipient) draws the deemed export benefits on the 
supplies mentioned above. ( required to be given in case 
benefits are claimed by recipient of goods). 

OR 
We have not given disclaimer certificate to 
M / s ... ....... 

........(Name and address of the recipient) 
and will not give disclaimer certificate , in future , in 
respect of these supplies for claiming deemed export 
benefits (Required to be given in case benefits are 
claimed by DTA suppliers ) . 

4 . The complete address of the Jurisdictional 
Assistant/Deputy Commissioner of the Central excise 
Division is given as follows : 

Yours Faithfully, 


Signature (Authorized Signatory ) 

Full Name 

Designation 
Name of the company 
Telephone Number 

E -mail 
Address 

Fax no . 
Note : Declaration is to be given on letterhead of the 
supplier. The Declaration furnished by the supplier to 
Office of the Development Commissioner/Office of the 
Joint Director General of Foreign Trade should be in 
duplicate with complete address of the Jurisdictional 
Assistant/Deputy Commissioner of the Central Excise 
Division . The Development Commissioner/Joint Director 
General of Foreign Trade would forward the second 
copy of this Declaration , duly stamped , to the addressed 
Assistant/Deputy Commissioner of the Central Excise 
Division , 
Effect of this amendment 
These amendments make it clear that Annexure III is 
required to be given for claiming drawback benefits. 

ANUP K . PUJARI, 
Director General of Foreign Trade 


1. We are the manufacturer exporters /suppliers and 
are registered /not registered with Central Excise and 
have not availed and will not avail CENVAT facility in 
respect of the input/components used in aforesaid 
supplies . We have also not availed and will not avail 
rebate on the inputs /components used in aforesaid 
supplies. 

OR 


Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications , Delhi- 110054. 


